0w 


PART 1 ] 


HARYANA GOVT GAZ ., DEC . 23 , 1986 (PAUSA 2 , 1908 SAKA ) 


3323 


COOPERATION DEPARTMENT 


The 16th December , 1986 


No. 3401 - C - VIII - 86 /38451. - In exercise of the powers conferred by clause (i) of Section 2 
of the Haryana Co- operative Societies Act, 1984 and in supersession of all the previous Notifications 
issued in this behalf , the Governor of Haryana hereby notifies the following institutions as Financing 
Institutions in respect of the Co -oprative Societies, situated in their respective jurisdiction : 


1. The Haryana State Co - operative Bank Limited , Chandigarh . 
2. The Haryana State Co -operative Land Development Bank Limited , Chandigarh . 
3. The Haryana State Co -operative Housing Federation Limited , Chandigarh . 
4. The Ambala Central Co -operative Bank Limited , Ambala . 


5. The Kurukshetra Central Co -operative Bank Limited , Kurukshetra . 


6. The Karnal Central Co - operative Bank Limited , Karnal. 


7. The Sonepat Central Co -operative Bank Limited , Sonepat. 


8. The Rohtak Central Co - operative Bank Limited , Rohtak , 


9. The Rewari Central Co -operative Bank Limited , Rewari. 


10. The Gurgaon Central Co -operative Bank Limited , Gurgaon . 


11. The Faridabad Central Co-operative Bank Limited , Faridabad . 


12. The Mohindergarh Central Co- operative Bank Limited , Mohindeigarh . 


13. The Jind Central Co -operative Bank Limited , Jind . 


14. The Hissar Central Co -operative Bank Limited , Hissar. 


15 . 


The Sirsa Central Co-operative Bank Limited , Sirsa . 


16. The Bhiwani Central Co -operative Bank Limited, Bhiwani. 

COOPERATION DEPARTMENT 


The 12th December , 1986 


No. 3651- C - VITI -86 /38191. - In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 
18 of the Haryana Cooperative Societies Act, 1984, and all other powers enabling him in this behalf 
the Governor of Haryana , hereby notifies the following which may be admitted by the Ceatral 
Cooperative Banks as associate members in accordance with their bye-laws : 


(i) Individuals; 
( ii ) Proprietory concerns ; 
( iii) Partnership concerns; 
( iv ) Companies :; and 


(v ) Other corporate bodies . 


M. C. GUPTA , 


Financial Commissioner & Secretary to Government, Haryana , 

Cooperation Department, 


3324 


HARYANA GOVT GAZ ., DEC . 23, 1986 (PAUSA 2, 1908 SAKA ) 


[ PART I 


सहकारिता विभाग 


दिनांक 12 दिसम्बर , 1986 


सं ० 3651 - सी - 8-86/ 3819 1.--- हरिगाणा सहकारी सोसाईटी अधिनियम , 1984, की धारा 18 की उपधारा 
( 1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा अधिसूचित करते हैं कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा निम्नलिखित को अपनी उपविधियों के 
अनुसार सहयुक्त सदस्यों के रूप प्रविष्ट किया जाए : -- 


1 . 


व्यक्ति . 


2. सांपतिक समुत्थान , 


3 . 


भागीदारी समुत्थान , 


4 . 


कम्पनियां, तथा 


5 . 


अन्य निगमित निगम । 


एम ० सी ० गुप्ता , 


वित्तायुक्त एवं सचिव , हरियाणा सरकार, 

सहकारिता विभाग । 
FOOD AND SUPPLIES DEPARTMENT 

The 12th / 17th December, 1986 


No. SB-1-86 / 33608. - Whereas it appears to the Governor of Haryana that the land specified 
below is needed by the Government, at puplic expense, for a public purpose, namely for the con 
struction of foods torage godowns of the Food Carporation of India, at Jakhal, tehsil Tohana , district 
Hissar, it is hereby notified that the land in the locality described below is needed for the above 
purpose , 


This notification is made under the provision of section 4 of the Land Acquisition Act, 
1894 , for the information of all to whom it may concern . 

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana 
here by authorise the officers and officials , for the time being engaged in the undertaking to enter 
upon and survey the land in the locality and to do all other acts required or permitted by that 
section. 


Any person interested who has any objection to the acquisition of land in the locality 
may within a period of thrity days of the publication of this notification in official Gazette , or 
hin two newspapers or publicity in the locality , which ver is later, file an objection in writing before 
the District Revenue Officer-cum - Land Acquisition Collector, Hissar . 

Plans of the I nd may be inspected in the office of the District Revenue Office- cu m -Land Acquisi 
tion Collector , Hissar . 


SPECIFICATION 


Area 


District 


Tebsii 


Village 


Hadbast No. 


Khasra No. 


Kanal Marla 


Hissar 


Tohana 


Jakhal 


210 


14/9 


8 


18 


10 


6 


12 


PART I]] 


HARYANA GOVT GAZ ., DEC. 23, 1986 (PAUSA 2, 1908 SAKA) 


3325 


Area 


District 


Tehsil 


Village 


Hadbast 
No. 


Khasra Nos. 


Kanal 


Maria 


Hissar 


Tohana 


11 


6 


10 


Jhakhal 
concld 


12 


8 


00 


30 


00 


14/19 


8 


00 


20 


8 


00 


21 


7 


11 


22 


7 11 


31 


2 


Grand Total 


61 Kanals 


2 Marlas 


VISHNU BHAGWAN , 


Secretary to Government , Haryana , 

Food and Supplies Department . 


खाद्य एवं पूर्ति विभाग 


दिनांक 12 दिसम्बर, 1986 


सं ० एस ० बी०-1-86/ 336 08. - चू कि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि सरकार 
द्वारा सरकारी सर्च पर सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् गांव जाखल , तहसील टोहाना, जिला हिसार में भारतीय खादय निगम के खाथ्य 
भण्डारकरण गोदाम के निमणि के लिये अपंदित है । इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता हैं कि निम्नलिखित परिक्षेत्र में 
वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिये अपेक्षित है । 


यह अधि सूचना भूमि अजैन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी 
के लिये की जाती है जिनका इससे संबंध है । 


पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस समय इस कार्य में लगे 
अधिकारियों तथा कर्मचारियों को परिक्षेत्र में भूमि पर प्रबेश और सर्वेक्षण करने तथा इस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात सभी 
अन्य कार्य करने के लिये इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं । 


कोई हिदबद्ध व्यक्ति जिसे परिक्षेत्र में भूमि के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप हो , इस अधिसूचना के राजपत्र में 
या दो समाचार पत्रों में प्रकाशन या उस परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि से जो भी बाद में हो , की तीस दिन की अवधि के भीतर 
जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलैक्टर, हिसार के सम्मुख लिखित रूप में प्राक्षेप , यदि कोई हो , दायर कर 
सकता है । 


भूमि के नक्शों का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलैक्टर, हिसार के कार्यालय में किया जा 
सकता है । 


3326 


HARYANA GOVT GAZ , DEC . 23 , 1986 (PAUSA 2 , 1908 SAKA ) 


[ PART I 


विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


गांव 


हदबस्त सं ० 


खसरा सं ० 


क्षेत्रफल 


क ० 


म ० 


हिंसार 


टोहाना 


जाखल 


210 


8--18 


14/9 
10 


6-12 


11 


6--10 


12 


8--0 


30--8 


14/19 


8-0 


20 


8--0 


21 


7--11 


22 


7--11 


31--2 


कुल जोड़ 61 कनाल 2 मरला 


विषणु भगवान, 


सचिव , हरियाणा सरकार , 


खाद्य व पूर्ति विभाग । 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 19 दिसम्बर, 1986 
क्रमांक 1176- ज - 2-86/ 38825. - श्री रिछपाल सिंह , पुत्र श्री फूल सिंह . गांव चोमनो, नसोल झज्जर, जिला 
रोहतक को दिनांक 22 जून , 1985 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप , हरियाणा के रामाल पूर्वी पंजाव युद्ध पुरूस्कार अधिनियम, 1948 
(जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) को धारा 4 एवं 2 ( ए) ( 1 ए ) 
तथा 3 ( 1ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री रिछपाल सिंह की मुब्लिंम 300 रुपये वार्षिक को 
जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2680-र-( 4)-67/1976, दिनांक 16 जून , 1967 तथा 5041- आर- III 
70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 तथा 1789- जे-( 1)-79/44040 , दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर गई थी , 
अब उसकी विधवा श्रीमती फुलां देवी के नाम रवी 1986 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान 
करते हैं । 

क्रमांक 1152 - ज- ( 2) -86/ 38833. - श्री मंगल सिंह , पुत्र श्री उदय राम , गांव जिल्हड़ , तहसी रिवाड़ी, जिला 
महेन्द्रगढ़ को दिनांक 31 मार्च, 1982 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 
1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) को धारा 4 एवं 2 (ए ) 
( 1ए ) तथा 3 ( 1 ए) के अधीन प्रदान को गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मान सिंह को मुना 150 हो वार्षिक को 
जागीर जो उसे हरियाणा सरकार को अधिसूचना क्रमांक 2369-ज-(1)-76/1747 , दिनांक 19 जनवरी , 1977 द्वारा मंजूर 
की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमति छन्नो देवी के नाम खरीफ, 1982 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई 
शों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 


सोम नाथ , 


अवर सचिव, हरियाणा सरकार, 
राजस्व ( ए ० एण्ड जे ० ) विभाग । 


